सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 अग्रहायण, 1937 ( श०) 


संख्या 873 राँची, शुक्रवार 


11 दिसम्बर, 2015 ( ई०) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 


4 दिसम्बर, 2015 


संख्या- SUDA/ SCM/ SPV/ -09 / 2015 - 4484 - विकास मंत्रालय , भारत सरकार के द्वारा 


संचालित योजना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के 


रूप में विकसित किया जाना है । इस योजना के लिए शहरी विकास मंत्रालय , भारत सरकार 


के द्वारा झारखण्ड राज्य के एक शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है । 


शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी 98 संभावित स्मार्ट शहरों में झारखण्ड 


राज्य की राजधानी राँची को भी शामिल किया गया है। प्रथम चरण में बनने वाले 20 
स्मार्ट शहरों की चयन प्रतियोगिता के लिए राँची नगर निगम द्वारा परामर्शी एवं 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 2015 


Handholding Agencies की सहायता से Smart City Proposal का निर्माण किया जा रहा है । 


शहरी विकास मंत्रालय , भारत सरकार से प्राप्त निदेश के अनुसार Smart City Proposal को 


15 दिसंबर, 2 0 15 तक उपलब्ध कराना है, जिसके मूल्यांकन के पश्चात् प्रथम 20 शहरों की 


घोषणा की जाएगी । 


स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के भारत सरकार के शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् 


Special Purpose Vehicle ( SPV ) का गठन कर योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा । 
योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नगर निकाय एवं राज्य सरकार के विभिन्न शक्तियों का 


प्रत्यायोजन प्रस्तावित SPV को किया जाना है । 


अतः स्मार्ट सिटी मिशन की दिशा निर्देशिका के अनुलग्नक 5 के कंडिका 4.1.3 पर 
वर्णित SPV को शक्तियों के प्रत्यायोजन के क्रम में , इसके निदेशक मंडल , जिसमें राज्य 


सरकार और शहरी स्थानीय निकाय का प्रतिनिधित्व हो , को नगर विकास विभाग के स्तर 


से अनुमोदन अथवा निर्णय लेने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिंह, 


सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 87 3 – 50 । 


